निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 220 ) पटना , सोमवार , 12 मार्च 2018 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

15 फरवरी 2018 
___ सं० 5 निगो0वि0 (1 ) 02 / 2018 - 47निगो० - राजेन्द्र नगर स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13226 डी0 एन0 के यात्रियों 
द्वारा दिनांक 17 .11. 2017 को हंगामा एंव पत्थरबाजी किये जाने के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ - साथ 
डा० अरूण कुमार , पशु शल्य चिकित्सक ( बाढ़ ), पटना के विरूद्ध थाना कांड संख्या 162 / 17 दिनांक 17.11.17 दर्ज की गयी और 
इसके लिए डा0 कुमार, दिनांक 29.12. 17 से 04.01.2018 तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं । 

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम - 9(2)( क) में वर्णित प्रावधानुसार 
डा0 कुमार को न्यायिक हिरासत अवधि के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निलंबित करने का निर्णय किया गया है । 
उक्त निर्णय के आलोक में - 

डा0 अरूण कुमार, पशु शल्य चिकित्सक (बाढ़ ) पटना को मात्र न्यायिक हिरासत अवधि दिनांक 29 . 12. 2017 

से 04.01.2018 तक लिए निलंबित किया जाता है । 
2. निलंबन अवधि में डा0 कुमार सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 220 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


